PARTI ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., JAN. 27 , 2009 ( MAGH. 7, 1930 SAKA) 


63 


कृषि विभाग 


दिनांक 15 जनवरी, 2009 


, 


क्रमांक 2506- कृषि -II (1) -2008/591/1. - उत्कृष्ट किसानों के लिए राज्य, जिला तथा ब्लाक स्तरीय किसान पुरस्कार योजना लागू 
करने के सम्बन्ध में कृषि में उत्कृष्ट योगदान के लिए सर्वश्रेष्ठ किसान को पुरस्कृत करने हेतु हरियाणा के राज्यपाल, राज्य, प्रत्येक जिला तथा 
ब्लाक स्तर पर किसान , पुरस्कार समितियों का गठन करते हैं । योजना के अन्तर्गत , राज्य में एक लाख रुपये का राज्य स्तरीय पुरस्कार उस एक 
सर्वश्रेष्ट किसान को दिया जायेगा जिसका योगदान/ उपलब्धियां कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट रही हों । इसका चयन राज्य स्तरीय किसान पुरस्कार समिति 
द्वारा किया जायेगा । जिला स्तर के लिए 25000/ -रुपये का तथा ब्लाक स्तर के लिए 10000/ -रुपये का नकद पुरस्कार प्रत्येक जिला तथा 
ब्लाक के एक सर्वश्रेष्ठ किसान को दिया जायेगा । जिसका योगदान/ उपलब्धियां कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट रही हों । इसका चयन जिला तथा ब्लाक 
स्तरीय किसान पुरस्कार समिति द्वारा किया जायेगा । इन पुरस्कारों हेतु ऐसे किसानों को प्राथमिकता दी जायेगी जो कृषि , बागवानी , पशुपालन 
तथा मछली पालन की नवीनतम समन्वित कृषि पद्धति को अपना रहे हैं । समितियों के निम्नलिखित सदस्य होंगे : 


- 


( क ) राज्य स्तरीय किसान पुरस्कार समिति 


1. कृषि मन्त्री, हरियाणा 


अध्यक्ष 


2. वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, कृषि विभाग 


सदस्य 


3. वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरदार , पशुपालन विभाग 


सदस्य 


4. वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव , हरियाणा सरकार , मत्स्य विभाग 


सदस्य 


5. उप- कुलपति चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय , हिसार 


सदस्य 


6. एक उन्नतशील किसान जोकि हरियाणा सरकार द्वारा मनोनीत किया जायेगा 


सदस्य 


7. एक उन्नतशील महिला किसान जोकि हरियाणा सरकार द्वारा मनोनीत की जायेगी 


सदस्य 


8. दो जिला स्तर के प्रधान प्रगतिशील किसान क्लब क्रमानुसार 


सदस्य 


9. कृषि निदेशक , हरियाणा 


सदस्य सचिव 


( ख ) राज्य स्तरीय किसान पुरस्कार समिति 


1. उपायुक्त 


अध्यक्ष 


2. अतिरिक्त उपायुक्त 


सदस्य 


जिला को - आर्डिनेटर कृषि ज्ञान केन्द्र/ कृषि विज्ञान केन्द्र 


सदस्य 


4 . 


उप निदेशक, पशुपालन 


सदस्य 


5. जिला बागवानी अधिकारी 


सदस्य 


6. जिला मत्स्य पालन अधिकारी 


सदस्य 


सदस्य 


7. एक उन्नतशील किसान जिला उपायुक्त की सिफारिश पर कृषि निदेशक , 

हरियाणा द्वारा मनोनीत किया जायेगा 


सदस्य 


8. एक उन्नतशील महिला किसान जिला उपायुक्त की सिफारिश पर कृषि निदेशक , 

हरियाणा द्वारा मनोनीत की जायेगी 


सदस्य 


9. एक उन्नतशील अनुसूचित जाति किसान जिला उपायुक्त की सिफारिश पर कृषि निदेशक , 

हरियाणा द्वारा मनोनीत किया जायेगा 


10. प्रधान प्रगतिशील किसान कल्ब सम्बन्धित जिले से 


सदस्य 


64 


HARYANA GOVT. GAZ ., JAN . 27 , 2009. (MAGH . 7, 1930 SAKA ) 


[ PARTI 


11. उप कृषि निदेशक 


सदस्य सचिव 


( ग ) ब्लाक स्तरीय किसान पुरस्कार समिति 


1. उप कृषि निदेशक 


अध्यक्ष 


2. ब्लाक कृषि अधिकारी 


सदस्य 


3. बागवानी विकास अधिकारी 


सदस्य 


4. पशुपालन सर्जन 


सदस्य 


5. मत्स्य पालन अधिकारी 


सदस्य 


सदस्य 


6. एक उन्नतशील किसान जिला उपायुक्त की सिफारिश पर कृषि निदेशक , 

हरियाणा द्वारा मनोनीत किया जायेगा 


सदस्य 


7. एक उन्नतशील अनुसूचित जाति किसान जिला उपायुक्त की सिफारिश पर कृषि निदेशक , 

हरियाणा द्वारा मनोनीत किया जायेगा 


8. उप मण्डल कृषि अधिकारी 


सदस्य सचिव 


समितियां निम्नलिखित कार्य करेंगी : 


1. राज्य स्तरीयकिसान पुरस्कार योजना के अन्तर्गत एक लाख रुपये का एक नकद पुरस्कार राज्य के एक सर्वश्रेष्ठ किसान को प्रति 
वर्ष दिया जायेगा । 


2. जिला स्तरीय किसान पुरस्कार योजना के अन्तर्गत 25000/ - रुपये का एक नकद पुरस्कार प्रत्येक जिले के सर्वश्रेष्ठ किसान को 
प्रति वर्ष दिया जायेगा । 


3. ब्लाक स्तरीय किसान पुरस्कार योजना के अन्तर्गत 10000/ - रुपये का एक नकद पुरस्कार प्रत्येक ब्लाक के सर्वश्रेष्ठ किसान को 
प्रति वर्ष दिया जायेगा । 


4. राज्य, प्रत्येक जिला एवं ब्लाक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ किसान का चुनाव करने के लिए मापदण्ड क्रमश: राज्य, प्रत्येक जिला एवं ब्लाक 
स्तरीय किसान पुरस्कार कमेटी द्वारा निर्धारित किया जायेगा । कृषि, बागवांनी, पशुपालन तथा मछली पालन की नवीनतम सम्न्वित कृषि पद्धति 
को अपना रहे किसानों को प्राथमिकता दी जायेगी । 


, 


5. ब्लाक स्तरीय किसान पुरस्कार कमेटी ब्लाक स्तरीयकिसान पुरस्कार के लिए ब्लाक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ किसान के नाम का चुनाव 
प्रत्येक ब्लाक में करेगी । 


6. जिला स्तरीय किसान पुरस्कार कमेटी जिला स्तरीय किसान पुरस्कार के लिए जिला स्तर पर सर्वश्रेष्ठ किसान के नाम का चुनाव 
प्रत्येक जिले में करेगी । 


करेगी । 
7. राज्य स्तरीय किसान पुरस्कार कमेटी राज्य स्तरीय किसान पुरस्कार के लिए एक सर्वश्रेष्ठ किसान का चुनाव 


8. इस समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा । 


9. समिति के सरकारी सदस्य अपना यात्रा भत्ता सम्बन्धित विभाग / संस्थान से प्राप्त करेंगे । समिति के गैर सरकारी सदस्य अपना यात्रा 
भत्ता कृषि विभाग के शीर्ष 2401 -क्राप हस्बैंडरी ( नान प्लान स्कीम)- 109- एक्सटेंशन तथा फार्मरज ट्रेनिंग नान प्लान स्कीम फार एग्रीकल्चरल 
ऐक्सटेंशन सर्विसिज एण्ड ट्रेनिंग आफ फार्मरज के अन्तर्गत प्राप्त करेंगे जोकि कृषि निदेशक , हरियाणा द्वारा आदान- प्रदान किया जायेगा । 


10. जिला तथा ब्लाक स्तरीय कमेटियों का मुख्यालय सम्बन्धित जिले का मुख्यालय होगा, जबकि राज्य स्तरीय कमेटी का मुख्यालय, 
पंचकूला में होगा । 


शकुन्तला जाखू, 
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव , हरियाणा सरकार , 

कृषि विभाग । 


Part ! ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., JAN . 27 , 2009 (MAGH . 7 , 1930 SAKA ) 


65 


AGRICULTURE DEPARTMENT 


The 15th January , 2009 


No. 2506 -Agri. II( 1) -2008 /591/ 1..The Governorof Haryana is pleased to constitute Kisan Puraskar Committees 
at State , District and Block Level for implementing the Scheme for State , District and Block Level Kisan Puraskar for the 
best farmers. As per the Scheme, one State Level award of Rs. 1.00 lakh is to be given to the best farmer in the State for 
his/her outstanding contribution / achievement in the field of agriculture. This will be decided by the State Level Kisan 
Puraskar Committee. A prize of Rs. 25,000 /- for each district and Rs. 10000 /- for each block will be awarded to the best 
farmer for outstanding contribution / achievement in the field of agriculture. This will be decided by the District and 
Block Level Kisan Puraskar Committee . Weightage will be given to innovative farmer practising integrated farming 
system approach of Agriculture , Horticulture , Animal Husbandry and Fisheries. These Committees shall consists of the 
following members : 


( A ) State LevelKisan Puraskar Committee . 


1. Agriculture Minister, Haryana 


Chairman 


Member 


2. Financial Commissioner and Principal Secretary to Government, 

Haryana, Agriculture Department 


Member 


3. Financial Commissioner and Principal Secretary to Government, 

Haryana, Animal Husbandry Department 


Member 


4. Financial Commissioner and Principal Secretary to Government, 

Haryana , Fisheries Department 


5. Vice Chancellor, Ch . Charan Singh Haryana Agriculture University , Hisar 


Member 


6. One Progressive Farmer to be nominated by State Government 


Member 


7. One Progressive Woman Farmer to be nominated by State Government 


Member 


8. President of two District level Pragatisheel Kisan Club by rotation 


Member 


9. Director of Agriculture , Haryana , Panchkula 


Member Secretary 


( B ) District LevelKisan Puraskar Committee 


1. Deputy Commissioner 


Chairman 


2. Addl. Deputy Commissioner 


Member 


3. District Coordinator Krishi Gyan Kender/Krishi Vigyan Kender 


Member 


4. Deputy Director, Animal Husbandry 


Member 


5. District Horticulture Officer 


Member 


6. District Fisheries Officer 


Member 


Member 


7. One Progressive Farmer to be nominated by Director Agriculture , 

Haryana on the recommendation of the Deputy Commissioner. 


Member 


8. One Progressive Woman Farmer to be nominated by the Director 

of Agriculture , Haryana on the recommendation of Deputy Commissioner 


9. One Progressive Scheduled Caste Farmer to be nominated by the Director · Member 

Agriculture, Haryana on the recommendation of Deputy Commissioner 


10. President of Pragatishcel Kisan Club of respective District 


Member 


11. Deputy Director of Agriculture 


Member Secretary 


66 


HARYANA GOVT. GAZ ., JAN . 27 , 2009 (MAGH . 7 , 1930 SAKA ) 


{ PARTI 


( C ) Block Level Kisan Puraskar Committee 


1. Deputy Director of Agriculture 


Chairman 


2. Block Agriculture Officer 


Member 


3. Horticulture Development Officer 


Member 


4. Fisheries Officer 


Member 


5. Veterinary Surgeon 


Member 


Member 


6. One Progressive Farmer to be nominated by Director Agriculture, 

Haryana on the recommendation of Deputy Commissioner 


Member 


7. One Progressive Scheduled Caste Farmer to be nominated by Director 

Agriculture , Haryana on the recommendation of Deputy Commissioner 
of the District 


8. Sub Divisional Agriculture Officer 


Member Secretary 


The Committee will discharge the following functions : 


1. One cash prize ofRs. 1.00 lac (Rupees one lac only) under the State Level Kisan Puraskar Scheme shall 

be payable to the one best bonafide farmer of Haryana State every year . 


2 . 


One cash prize of Rs. 25,000 /- (Rupees twenty five thousand only) under the District Level Kisan 
Puraskar Scheme shall be payable to the one best bonafide farmer of each District ofHaryana every year . 


3 . 


One cash prize ofRs. 10000 /- (Rs. ten thousand only ) under Block Level Kisan Puraskar Scheme shall 
be payable to the one best bonafide farmer of each Block of Haryana every year. 


4 . 


The Criteria for selecting the best farmer at the State District and Blocl Level will be determined by 
State , District and Block Level Kisan Puraskar Committees respectively . Weightage will be given to 
innovative farmers practising integrated farming system of Crop Husbandry , Horticulture, Animal 
Husbandry and Fisheries etc. 


5 . 


The Block Level Kisan Puraskar Committee will select the best farmer in each Block for the Block 
Level Kisan Puraskar . 


6 . 


The District Level Kisan Puraskar Committee will select the best farmerr in each District for the District 
Level Kisan Puraskar . 


7. The State Level Kisan Puraskar Committee will select one best farmer for State Level Kisan Puraskar 


8 . 


The terms of these Committees will be three years. 


The official members of the Committee will draw their TA /DA from their respective Department 
Organization . The non -officialmembers will get TA /DA from the Agriculture Department under Head 
“ 2401-Crop Husbandry (Non -Plan )-109 Extension and Farmers Training (SB -97) Scheme for Agriculture 
Extension Training Services and Training of Farmers (Non -Plan )" . The samewill be drawn and disbursed 
by the Director of Agriculture , Haryana . 


10 . 


The headquarters of the District and Block Level Kisan Puraskar Committee will be the respective 
District headquarters and for the State Level Committee will be at Panchkula . 


SHAKUNTLA JAKHU , 
Financial Commissioner and Principal Secretary to 
Governinent Haryana , Agriculture Department. 


